रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 /99 


. 


. 


. . . 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग || - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub-section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 592 ] 
No. 5921 


नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 3, 1999 / अग्रहायण 12 , 1921 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3 , 1999/AGRAHAYANA 12 , 1921 


CAL 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर , 1999 
का . आ . 801( अ ). - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य 
ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्दीय सरकार, एतद्वारा, ऋण 
वसूली अधिकरण, इरनाकुलम की अवस्थिति को दिनांक ३ दिसम्बर , 
1999 से निम्नलिखित कालम दो में वर्णित स्थान से कालम 3 में वर्णित 
स्थान पर बदलना अधिसूचित करती है ताकि उक्त तालिका के कालम 
( 4 ) में तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का 
उपयोग कर सके । 

तालिका 
क्रम स्थान जहां पर स्थान जहां पर क्षेत्राधिकार 
सं. अधिकरण कार्य अधिकरण कार्य का क्षेत्र 

कर रहा है करेगा 
1 2 

3 
नेडुनगडी बैंक, तृतीय तल , केरल राज्य 
स्टाफ प्रशिक्षण केनरा बैंक , 

और लक्ष्यद्वीप 
संस्थान, मार्केट रोड, इरनाकुलम शाखा भवन , 
इरनाकुलम । 39 /2184, चित्तूर रोड, 

इरनाकुलम दक्षिण , 
इरनाकुलम-- 682016 
[ फा. सं . 30/ 1/99 - डीआरटी ] 

अनुप मिश्र, संयुक्त सचिव 
3541 GI/ 99 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs) 

( BANKING DIVISION ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd December, 1999 

G . S. R. 801 ( E )...-- In exercise of the powers 
conferred by Section 3 of the Recovery of Debts Due to 
Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), 
the CentralGovernment hereby notifies the change in the 
location of the Debts Recovery Tribunal, Ernakulain w .e. f. 
3 - 12 - 1999 from the place mentioned in column 2 to the 
place mentioned in column 3 in the Table below, to exer 
cise jurisdiction within the areas specified in the corre 
sponding entry in column (4 ) of the said Table . 

TABLE 


TABL 


Serial Place where Place at 
No. the Tribunal which Tribunal 

is functioning will function from 


Area of 
Jurisdiction 


. ... 


Nedungahi 
Bank Staff 
Training 
Institute , 

Market Road, 
Ernakulain . 


III- Floor, 

State of 
Canara Bank Kerala and 
Ernakulam Branch Laksha 
Building 39/21841 , dweep . 
Chittoor Road , 
Ernakulam South , 
Ernakulam -682016 . 


[ F No. 30 /1/99 - DRT ] 
ANOOP MISHRA , Jt . Secy , 


. . 


- - 


- 


- . - 


- . - - 


- 


. - 


- - - . 


. 


. 


- 


l rinted by the Manager,Govt. of India Press. Rmy Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller ofl ublications, Delhi - 110054 . 


